H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 भाद्र , 1939 ( श० ) 
संख्या- 685 राँची, मंगलवार , । 

19 सितम्बर, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
17 जून , 2017 


संख्या -3/पद-01 ( ग)- 06 / 2015 का .- 7254 -- उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद् , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद , ( कोटि 
क्रमांक - 476 /03, गृह जिला- गया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
श्रम नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -3/पद- 01 (ग)-06/ 2015 का .- 7255 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विरेन्द्र कुमार सिंह , (कोटि क्रमांक 
523/ 03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


संख्या- 3/ पद- 01( ग )-06/ 2015 का .- 7256 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर वर्मा, ( कोटि क्रमांक - 526/03, 
गृह जिला - पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ग )-06 / 2015 का .- 7257 -- उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद् , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री राजकुमार , ( कोटि क्रमांक - 527/ 03, 
गृह जिला- गोड्डा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मनरेगा आयुक्त , ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद -01( ग )- 06 / 2015 का .- 7258-- उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री जगत नारायण प्रसाद, ( कोटि क्रमांक 
547/ 03 , गृह जिला - नालन्दा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , 
समेकित जनजाति विकास अभिकरण , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/ पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 7259 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री गणेश कुमार , ( कोटि क्रमांक - 548 /03, 
गृह जिला - सहरसा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01( ग )- 06/ 2015 का .- 7260 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री मुकुन्द दास , ( कोटि क्रमांक - 594/ 03, 
गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन कला संस्कृति 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद- 01 (ग )-06/ 2015 का .- 7261 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री परमेश्वर भगत, ( कोटि क्रमांक - 747/ 03 , गृह 
जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , योजना - सह - वित्त 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 7262 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री विश्वनाथ माहेश्वरी, ( कोटि क्रमांक - 629/03, गृह 
जिला - मंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद -01( ग)- 06/ 2015 का .- 7263-- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री लालचन्द डाडेल , ( कोटि क्रमांक - 654/03, गृह जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .- 7264-- संयुक्त सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई 
गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , ( कोटि क्रमांक 
528/03, गृह जिला- भागलपुर ) को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01(ग )-06/ 2015 का .- 7265 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री अजीत शंकर, ( कोटि क्रमांक - 538 / 03, 
गृह जिला- गया ) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण , पाकुड़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या -3/पद -01( ग )- 06 / 2015 का .- 7266 -- परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरूण वाल्टर सांगा, ( कोटि क्रमांक - 649/ 03, गृहजिला 
राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण, सरायकेला - खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ग )-06/ 2015 का .- 7267 -- अधिसूचित उप विकास आयुक्त , जामताड़ा श्री 
भोर सिंह यादव , भा०प्र०से० ( झाः2014) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक परियोजना 
निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 


संख्या - 3/ पद- 01( ग)-06/ 2015 का .- 7268 -- संयुक्त निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ , ( कोटि क्रमांक - 666/ 03, गृह जिला 
मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3/पद- 01( ग)-06/ 2015का.- 7269 -- उप निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार झा , ( कोटि क्रमांक - 568/03, गृह जिला- मधुबनी ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 7270 -- प्रभारी पदाधिकारी , बन्दोबस्त , धनबाद के पद 
पर पदस्थापित श्री विजय कुमार गुप्ता, ( कोटि क्रमांक - 730/03, गृह जिला- भागलपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, रामगढ़ के पद पर पद स्थापित किया 
जाता है | 


संख्या - 3/ पद -01( ग )- 06/ 2015 का .- 7271 -- अनमण्डल पदाधिकारी , धाल भूमगढ़ 
( जमशेदपुर ) के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार रंजन , ( कोटि क्रमांक - 736ए/ 03, गृहजिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


गया ) को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या-3/पद- 01( ग )-06/ 2015 का .- 7272 -- उप परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , 
राँची के पद पर पदस्थापित मो० जियाउल अंसारी, (प्रथम बैच, गृह जिला - गोड्डा) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , योजना - सह - वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -3/पद-01( ग)-06/ 2015 का .- 7273-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री बुढ़ाय सारू , 
( द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- छूटी) को अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले 
आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/पद- 01( ग)-06/ 2015 का .- 7274-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती ज्योति वंदना 
कूजूर , (तृतीय बैच , गृह जिला- गुमला ) को अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले 
आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे | 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
जून, 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई 
तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 685 -- 50 


